पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 50 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2023--अग्रहायण 24 शक 1945 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चिन्मय कुमार साहू आत्मज श्री हरीश कुमार साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 1/248- 
पी आस्था, सड़क नं. 4, पुष्पक नगर, कातुलबोड, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम चिन्मय कुमार साहू है जो कि 
मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक रिकार्ड व अन्य में दर्ज है, किंतु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में चिन्मय साहू दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे चिन्मय कुमार साहू आत्मज श्री हरीश कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
चिन्मय साहू चिन्मय कुमार साहू 

(Chinmay Sahu) (Chinmay Kumar Sahu) 

पिता-श्री हरीश कुमार साहू पिता-श्री हरीश कुमार साहू 
निवासी-प्लाट नं.-1/248-पी निवासी-प्लाट नं.-1/248-पी 

आस्था, सड़क नं.-4, पुष्पक नगर, आस्था, सड़क नं.-4, पुष्पक नगर, 
कातुलबोड, दुर्ग, कातुलबोड, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


597 


598 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शिव कुमारी ध. प. श्री गजानंद, उम्र 54 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 18, कैलाश नगर, 
धमधा नाका, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति का वास्तविक नाम गजानंद है जो उनके आधार कार्ड में तथा मेरा वास्तविक 
नाम शिव कुमारी है जो मेरे बैंक रिकार्ड, राशन कार्ड व मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे मतदाता परिचय पत्र में शिव कुमारी बंजारा पति गजानंद 
बंजारा, आधार कार्ड में कुमारी बाई Tan पति परगनिहा sam दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती शिव कुमारी ध. प. श्री गजानंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शिव कुमारी बंजारा श्रीमती शिव कुमारी 
(Shiv Kumari Banjara), (Smt. Shiv Kumari ) 
कुमारी बाई बंजारे पति-श्री गजानंद 


( Kumari Bai Banjare), 
पति-श्री गजानंद बंजारा 
(W/o- Shri Gajanand Banjara), 
श्री परगनिहा बन्जारे 
( Shri Parrganiha Banjare), 
निवासी-वार्ड नं.-18, कैलाश नगर, 
धमधा नाका, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


(W/o-Shri Gajanand ) 
निवासी-वार्ड नं.-18, कैलाश नगर, 
धमधा नाका, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल वहिद कुरैशी आत्मज अब्दुल रहीम कुरैशी, उम्र 43 वर्ष, निवासी-गौरीनगर, वार्ड 
नं.-14, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. मेरे पुत्री का वास्तविक नाम रीफअत फातेमा है जो उसके आधार कार्ड व 
जन्म प्रमाण-पत्र में दर्ज है, किन्तु उनके शालेय रिकार्ड में रीफअत फातिमा कुरैशी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को रीफअत फातेमा आत्मजा अब्दुल वहिद कुरैशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रीफअत फातिमा कुरैशी रीफअत फातेमा 
(Rifat Fatima Qureshi) (Rifat Fatema) 


पिता-अब्दुल वहिद कुरैशी 
(D/o- Abdul Waheed Qureshi) 
निवासी-गौरीनगर, 
वार्ड नं.-14, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


पिता-अब्दुल वहिद कुरैशी 
(D/o- Abdul Waheed Qureshi) 
निवासी-गौरीनगर, 
वार्ड नं.-14, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 599 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती डिलेश्वरी यादव ध. प. श्री कमलेश सिंह यादव, निवासी-मकान नंबर 521/6, 
सड़क 1 डी, आशीष नगर पूर्व, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम डिलेश्वरी यादव है, किन्तु मेरे पुत्र 
सक्षम यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम माया यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती डिलेश्वरी यादव ध. प. श्री कमलेश सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

माया यादव श्रीमती डिलेश्वरी यादव 
पति-श्री कमलेश सिंह यादव पति-श्री कमलेश सिंह यादव 
निवासी-मकान नंबर-521/6, निवासी-मकान नंबर-521/6, 

सड़क-1 डी, आशीष नगर पूर्व, सड़क -1 डी, आशीष नगर पूर्व, 
रिसाली, भिलाई, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कर्ण सिंह आत्मज श्री मुसाफिर सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वां. नं. बी/15, जेल चौक, 
न्यू पुलिस लाईन, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम कर्ण सिंह है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज 
है, किंतु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में करण सिंह राजपूत दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे कर्ण सिंह आत्मज श्री मुसाफिर सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
करण सिंह राजपूत कर्ण सिंह 
(Karan Singh Rajput) (Karn Singh) 
पिता-श्री मुसाफिर सिंह पिता-श्री मुसाफिर सिंह 
(S/o- Shri Musafir Singh) (S/o- Shri Musafir Singh) 
निवासी-क्वां. नं.-बी/15, जेल चौक, निवासी-क्वां. नं.-बी/15, जेल चौक, 
न्यू पुलिस लाईन, दुर्ग, न्यू पुलिस लाईन, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


600 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती डिलेश्वरी यादव ध. प. श्री कमलेश सिंह यादव, निवासी-मकान नंबर 521/6, 
सड़क 1 डी, आशीष नगर पूर्व, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम डिलेश्वरी यादव है, किन्तु मेरे पुत्र 
स्पर्श यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम माया यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती डिलेश्वरी यादव ध. प. श्री कमलेश सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
माया यादव श्रीमती डिलेश्वरी यादव 
पति-श्री कमलेश सिंह यादव पति-श्री कमलेश सिंह यादव 
निवासी-मकान नंबर-521/6, निवासी-मकान नंबर-521/6, 
सड़क-1 डी, आशीष नगर पूर्व, सड़क-1 डी, आशीष नगर पूर्व, 
रिसाली, भिलाई, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities concerned and the public that. I Geeta Bai Kosma 
wife of shri Sukhu Ram Kosma, a resident of Block No. 05, 3-A Type, Ward No. 08, Hospital Sector, P. O. Dalli Rajhara, 
Tahsil Dondi, District Balod (C. G.) Pin 494669. Earlier my name was Geeta Kosma which is Registered in the all 
documents. I have changed my name to the new name Geeta Bai Kosma. I have submitted an affidavit to the competent 
authority regarding registering my changed new name in all my government and semi-government records documents. 


Hereafter I will be known by the name Geeta Bai Kosma wife of shri Sukhu Ram Kosma in future for all 
purposes. 


OLD NAME NEW NAME 
Geeta Kosma Geeta Bai Kosma 
W/o- shri Sukhu Ram Kosma W/o- shri Sukhu Ram Kosma 
Add-Block No.-05, Add-Block No.-05, 
3-A Type, Ward No.-08, 3-A Type, Ward No.-08, 
Hospital Sector, Hospital Sector, 
P.O. -Dalli Rajhara, P.O. -Dalli Rajhara, 
Tahsil-Dondi, Tahsil-Dondi, 
District-Balod (C. G.) District-Balod (C. G.) 


Pin-494669 Pin-494669 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 601 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार निषाद आत्मज श्री लतेल निषाद, उम्र 39 वर्ष, निवासी-ग्राम कुरूदडीह, 
बटंग, तहसील wes, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ढालेन्द्र कुमार निषाद आ. संतोष कुमार निषाद माता पिलेश्वरी 
निषाद है, जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में तथा मेरा नाम संतोष निषाद दर्ज है. मेरा तथा मेरी पत्नि का वास्तविक नाम उसके तथा मेरे आधार 
कार्ड व मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में ढालेन्द्र आ. संतोष तथा माता खिलेश्वरी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को ढालेन्द्र कुमार निषाद आत्मज संतोष कुमार निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ढालेन्द्र ढालेन्द्र कुमार निषाद 
पिता-श्री संतोष, (Dhalendra Kumar Nishad) 
संतोष निषाद पिता-श्री संतोष कुमार निषाद 
माता-खिलेश्वरी (S/o- Shri Santosh Kumar Nishad) 
निवास-ग्राम-कुरूदडीह, बटंग, माता-पिलेश्वरी निषाद 
तहसील-पाटन, (M/o- Pileshwari Nishad) 
जिला-दुर्ग (छ. 7.) निवास-ग्राम-कुरूदडीह, बटंग, 
तहसील-पाटन, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, श्रीमती ममता शर्मा ध. प. श्री दानेश्वर शर्मा, उम्र 60 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी-वार्ड 
नं. 13, ग्राम टेडेसरा, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम ममता शर्मा पति श्री दानेश्वर शर्मा है जो मेरे आधार कार्ड 
में दर्ज है, किन्तु ग्राम बोरवाय प.ह.न. 50 रानिमं. जामगांव ( आर.) के ऋण पुस्तिका में मेरा नाम मुक्ता बाई पिता चन्द्रप्रसाद, पांचसाला, खसरा, 
नकल व राजस्व अभिलेख में मुक्त बाई पिता चन्द्रप्रसाद तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र में ममता पति दानेश्वर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती ममता शर्मा ध. प. श्री दानेश्वर शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
TT बाई, मुक्त बाई, श्रीमती ममता शर्मा 
ममता पति-श्री दानेश्वर शर्मा 
पिता-श्री चन्द्रप्रसाद निवासी-वार्ड नं.-13, 
निवासी-वार्ड नं.-13, ग्राम-टेडेसरा, 
ग्राम-टेडेसरा, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


602 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रेमलता शर्मा ध. प. श्री पी. एल. शर्मा, उम्र 66 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी- 
वी.आई.पी. कालोनी, नया पानी टंकी के सामने, चंगोराभाठा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम प्रेमलता शर्मा 
पति पी. एल. शर्मा है जो मेरे राशन कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु ग्राम बोरवाय के ऋण पुस्तिका, बी- 
1, पांचशाला व नकल में मेरा नाम मीरा बाई आत्मजा चन्द्र प्रसाद दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती प्रेमलता शर्मा ध. प. श्री पी. एल. शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मीरा बाई श्रीमती प्रेमलता शर्मा 
पिता-श्री चन्द्र प्रसाद पति-श्री पी. एल. शर्मा 
निवासी-वी.आई.पी. कालोनी, निवासी-वी. आई.पी. कालोनी, 
नया पानी टंकी के सामने, नया पानी टंकी के सामने, 
चंगोराभाठा, रायपुर, चंगोराभाठा, रायपुर, 
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती देवहूति शर्मा ध. प. स्व. भूषण लाल, उम्र 67 वर्ष, जाति-ब्राम्हण, निवासी- 
स्टेशन पारा, औद्योगिक वार्ड, धमतरी तहसील व जिला धमतरी (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम देवहूति शर्मा पति स्व. भूषण लाल है जो मेरे 
राशन कार्ड व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु ग्राम बोरवाय प.ह.न. 50, रानिमं. जामगांव (आर) के ऋण पुस्तिका में मेरा नाम STI बाई आ. 
चन्द्रप्रसाद, बी-1, पांचसाला, खसरा, नकल व राजस्व अभिलेख में GaN बाई आ. चन्द्रप्रसाद दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती देवहूति शर्मा ध. प. स्व. भूषण लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
al बाई, श्रीमती देवहूति शर्मा 
gat बाई पति-स्व. भूषण लाल 
पिता-श्री चन्द्रप्रसाद निवासी-स्टेशन पारा, 
निवासी-स्टेशन पारा, औद्योगिक वार्ड, धमतरी, 
औद्योगिक वार्ड, धमतरी, तह. व जिला धमतरी (छ. ग.) 


तह. व जिला धमतरी (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 603 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विद्या देवी शर्मा ध. प. श्री भृगु प्रसाद शर्मा, उम्र 71 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी- 
किकिरमेटा, तहसील trea, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम विद्या देवी शर्मा पति भृगु प्रसाद शर्मा है जो मेरे राशन कार्ड, 
पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयुष्मान कार्ड व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे ग्राम बोरवाय के ऋण पुस्तिका, बी-1, पंचशाला खसरा, व 


नकल में मेरा नाम विद्या बाई आ. चन्द्र प्रसाद दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ TA प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती विद्या देवी शर्मा ध. प. श्री भृगु प्रसाद शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
विद्या बाई श्रीमती विद्या देवी शर्मा 
पिता-श्री चन्द्र प्रसाद पति-श्री भृगु प्रसाद शर्मा 
निवासी-किकिरमेटा, निवासी-किकिरमेटा, 
तहसील-पाटन, तहसील-पाटन, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देव जाँगड़े आत्मज श्री देवादास जाँगड़े, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम सिरवाबांधा, पोस्ट+तहसील 


बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम डेरहु था. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम देव जाँगड़े रख लिया हूँ तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे देव जाँगड़े आत्मज श्री देवादास BITS के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 
डेरहु देव जाँगड़े 
पिता- श्री देवादास जाँगड़े पिता-श्री देवादास जाँगड़े 


निवासी-ग्राम-सिरवाबांधा, 
पोस्ट+तहसील-बेमेतरा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 


निवासी-ग्राम-सिरवाबांधा, 
पोस्ट+तहसील-बेमेतरा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 


604 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साहूकार चेतन राव आत्मज श्री साहूकार प्रसाद राव, निवासी-मकान नंबर 25/2, सड़क 12, 
पिंकलेन, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ मेरा वास्तविक नाम साहूकार चेतन राव है, किन्तु मेरे कुछ प्रमाण पत्र 
व दस्तावेजों में मेरा लघु नाम एस. चेतन राव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे साहूकार चेतन राव आत्मज श्री साहूकार प्रसाद राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एस. चेतन राव साहूकार चेतन राव 

(७. Chetan Rao) (Sahukar Chetan Rao) 

पिता-श्री साहूकार प्रसाद राव पिता-श्री साहूकार प्रसाद राव 
(S/o-Shri Sahukar Prasad Rao) (S/o-Shri Sahukar Prasad Rao) 

निवासी-मकान नंबर-25/2, निवासी-मकान नंबर-25/2, 

सड़क-12, पिंकलेन, सड़क -12, पिंकलेन, 
मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, मैत्रीकुंज, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 

नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Bnshee Lal आत्मज Shri Ganesha, उम्र 52 वर्ष, निवासी- सी.आई .एस.एफ. यूनिट, 
बी.एस.पी., सेक्टर-3, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम Bnshee Lal आ. Shri Ganesha है जो कि मेरे 
आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में दर्ज है. मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट बी. एस. पी. भिलाई में कार्यरत हूँ. 
मेरे सर्विस रिकार्ड F Banshi Lal दर्ज है जिसकी वर्तनी (59०॥78) त्रुटिपूर्ण है. जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Bnshee Lal आत्मज Shri Ganesha के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Banshi Lal Bnshee Lal 
पिता-$॥11 Ganesha पिता-$॥11 Ganesha 
निवासी-सी.आई.एस.एफ. यूनिट, निवासी-सी.आई.एस.एफ. यूनिट, 
बी.एस.पी., सेक्टर-3, भिलाई, बी.एस.पी., सेक्टर-3, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 605 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डोमेश्वर प्रसाद आत्मज स्व. गैंद लाल देशमुख, उम्र 38 वर्ष, निवासी-मकान नं. 150, वार्ड 
नं.-5, आबादी पारा, अंजोरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम डोमेश्वर प्रसाद आत्मज श्री गैंद लाल देशमुख हैं. जो 
कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम डिलेश्वर देशमुख (Dileshwar Deshmukh) दर्ज है. 
जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे डोमेश्वर प्रसाद आत्मज स्व. गैंद लाल देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


डिलेश्वर देशमुख 
(Dileshwar Deshmukh) 
पिता-स्व. गैंद लाल देशमुख 


निवासी-मकान नं.-150, वार्ड नं.-5, 


आबादी पारा, अंजोरा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


डोमेश्वर प्रसाद 
(Dhomeshwar Prasad) 
पिता-स्व. गैंद लाल देशमुख 
निवासी-मकान नं.-150, वार्ड नं.-5, 
आबादी पारा, अंजोरा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू खान आत्मज संतू राम वर्मा, उम्र 38 वर्ष, निवासी-मकान नं.-112, वार्ड नंबर-08, 
ग्राम-मुरमुन्दा, थाना घुमका, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम राजेन्द्र वर्मा, आत्मज श्री संतू राम वर्मा था जो कि 
मेरे समस्त शासकीय व अर्द्भासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम राजू खान रख लिया हूँ तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राजू खान आत्मज श्री संतू राम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


राजेन्द्र वर्मा 
(Rajendra Verma) 
पिता- श्री संतू राम वर्मा 
(S/o- Shri Santu Ram Verma) 
निवासी-मकान नं.-112, 
वार्ड नंबर-08, 
ग्राम-मुरमुन्दा, 
थाना-घुमका, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


नया नाम 


राजू खान 
(Raju Khan) 
पिता-श्री संतू राम वर्मा 
(S/o- Shri Santu Ram Verma) 
निवासी-मकान नं.-112, 
वार्ड नंबर-08, 
ग्राम-मुरमुन्दा, 
थाना-घुमका, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


606 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभजोत सिंह आत्मज श्री हरनेक सिंह, उम्र 18 वर्ष, निवासी-म. नं.-बी 113, आम्रपाली 
वनांचल सिटी, पेट्रोल पंप के पास, गौरव पथ, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा व मेरे पिता तथा माता का वास्तविक नाम 
प्रभजोत सिंह आ. हरनेक सिंह (Harnake Singh) माता इकविन्दर कौर (Ikwinder Kaur) है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज 
है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरे पिता व माता का नाम हरनेक सिंह (Harnek Singh) इकविन्दर कौर (Ekwinder Kaur) दर्ज है 
जिसकी वर्तनी (59०1४॥8) त्रुटिपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रभजोत सिंह आत्मज श्री हरनेक सिंह (Shri Harnake Singh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम 


प्रभजोत सिंह 
(Prabhjot Singh) 
पिता-श्री हरनेक सिंह 
(S/o-Shri Harnek Singh ) 
माता-इकविन्दर कौर 
(M/o-Ekwinder Kaur) 
निवासी-म. नं.-बी-113, 
आम्रपाली वनांचल सिटी, 
पेट्रोल पंप के पास, 
गौरव पथ, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


प्रभजोत सिंह 
(Prabhjot Singh) 
पिता-श्री हरनेक सिंह 
(S/o-Shri Harnake Singh ) 
माता-इकविन्दर कौर 
(M/o-Ekwinder Kaur) 
निवासी-म. नं.-बी-113, 
आम्रपाली वनांचल सिटी, 
पेट्रोल पंप के पास, 
गौरव पथ, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख अल्ताफ आत्मज ATA सुलेमान, उम्र 28 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी-लखोली, 
वार्ड नं.- 32, बैगापारा, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम अल्ताफ सुलेमान था जो मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम शेख अल्ताफ रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 


प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे शेख अल्ताफ आत्मज सलूम सुलेमान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


अल्ताफ सुलेमान 
पिता-श्री सलूम सुलेमान 
निवासी-लखोली, वार्ड नं.- 32, 
बैगापारा, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. 7.) 


नया नाम 


शेख अल्ताफ 
पिता-श्री सलूम सुलेमान 
निवासी-लखोली, वार्ड नं.- 32, 
बैगापारा, राजनांदगांव, 
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 607 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रणमीत सिंह आत्मज श्री शेर सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वाटर नम्बर 27-बी, सड़क 3, 
सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम प्रभलीन 
कौर है जो उसके आधार कार्ड, 10वीं के अंकसूची, शालेय रिकार्ड व ड्रायविंग लाइसेंस में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम 
प्रभलीन कौर धीमान दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


& 


अतः अब से मेरी पुत्री को प्रभलीन कौर आत्मजा रणमीत सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

प्रभलीन कौर धीमान प्रभलीन कौर 
(Prabhleen Kaur Dhiman) (Prabhleen Kaur) 

पिता-श्री रणमीत सिंह पिता-श्री रणमीत सिंह 
निवासी-क्वाटर नम्बर-27-बी, निवासी-क्वाटर नम्बर-27-बी, 

सड़क-3, सेक्टर-2, भिलाई नगर, सड़क-3, सेक्टर-2, भिलाई नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Kundan Singh आत्मज Shri Girija Shankar Singh, उम्र 42 वर्ष, निवासी-प्लाट 
नं.-28, चर्च रोड, कैलाश नगर, सरस्वती विद्यालय के पास, वार्ड नं.-14, कुरूद, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का 
हूँ यह कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम Dhairya Singh है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु उसके आधार 
कार्ड व कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में Dhairya Pratap Singh दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे YA BH Dhairya Singh आत्मज Kundan Singh के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Dhairya Pratap Singh Dhairya Singh 
faal-Shri Kundan Singh faal-Shri Kundan Singh 

निवासी-प्लाट नं.-28, निवासी-प्लाट नं.-28, 

चर्च रोड, कैलाश नगर, चर्च रोड, कैलाश नगर, 
सरस्वती विद्यालय के पास, सरस्वती विद्यालय के पास, 

वार्ड नं.-14, कुरूद, वार्ड नं.-14, कुरूद, 
औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


608 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आकांक्षा कारड़ा आत्मजा श्री चंचल कारड़ा, उम्र 20 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी-ग्राम-वार्ड 
नं.-05 बजरंग नगर, कृष्णा क्लॉथ तखतपुर, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम खुशी कारड़ा था जो मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, मतदाता परिचय पत्र व बैंक रिकार्ड में दर्ज है. मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम आकांक्षा कारड़ा रख ली हूँ तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे आकांक्षा कारड़ा आत्मजा श्री चंचल कारड़ा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
खुशी कारड़ा आकांक्षा कारड़ा 
पिता-श्री चंचल कारड़ा पिता-श्री चंचल कारड़ा 
निवासी-ग्राम-वार्ड नं.-05, निवासी-ग्राम-वार्ड नं.-05, 
बजरंग नगर, बजरंग नगर, 
कृष्णा FTA तखतपुर, कृष्णा, ANY तखतपुर, 
तहसील-तखतपुर, तहसील-तखतपुर, 
जिला-बिलासपुर (छ. ग.) जिला-बिलासपुर (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जॉयस इम्मानुएल लाल ध. प. स्व. इम्मानुएल लाल, उम्र 82 वर्ष, निवासी- 43, 
नंदिनीनगर वार्ड 12, विवेकानंद नगर, अहिवारा, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के शिक्षा विभाग में कार्यरत 
थे. मेरा वास्तविक नाम जॉयस इम्मानुएल लाल है जो मेरे पैनकार्ड व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम जे. 
ई. लाल (J. 2. 1.81) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अतः: अब से मुझे जॉयस इम्मानुएल लाल ध. प. स्व. इम्मानुएल लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
जे. ई. लाल जॉयस इम्मानुएल लाल 
(J. E. Lall) (Joyce Emmanuel Lall) 
पति-स्व. इम्मानुएल लाल पति-स्व. इम्मानुएल लाल 
निवासी-43, नंदिनीनगर, वार्ड -12, निवासी-43, नंदिनीनगर, वार्ड -12, 
विवेकानंद नगर, अहिवारा, दुर्ग, विवेकानंद नगर, अहिवारा, दुर्ग, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 609 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परनिया बाई ध. प. श्री फ्रांसिस दास, निवासी-मकान क्र.-ई-1/830, कोहका, हाउसिंग बोर्ड, 
सुपेला, भिलाई, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम परनिया बाई ध. प. फ्रांसिस दास है, किन्तु मेरे मतदाता परिचय 
पत्र में मेरा तथा मेरे पति का नाम मीनूदास पति प्रांचीस दास, राशन कार्ड में मीनू दास पति फंसिस दास तथा आधार कार्ड में परेटन पति फंसिस 
दास दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे परनिया बाई ध. प. श्री फ्रांसिस दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मीनू दास 'परनिया बाई 

(Minu Das) (Parniya Bai) 
मीनूदास, पति- श्री फ्रांसिस दास 

परेटन (Paretan) (W/o-Shri Francis Das) 
पति-श्री फंसिस दास निवासी-मकान क्र.-ई-1/830, 
(W/o-Shri Fansis Das), कोहका, हाउसिंग बोर्ड, 
श्री प्रांचीस दास 


सुपेला, भिलाई, दुर्ग, 


(Pranchis Das) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-मकान क्र.-ई-1/830, 
कोहका, हाउसिंग बोर्ड, 
सुपेला, भिलाई, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities concerned and the public that. I Rubal Swarnpal Son 
of shri Gowardhan Das Swarnpal, Aged 36 years, a resident of H. No. D-13 Prem Park, Rubber factory, Mahaveer nagar, 
Purena Amlidih Raipur, Tahsil & District Raipur (C. G.) My real full name Rubal Swarnpal which is recorded in my 
Aadhar card, Voter ID card, Bank record and others. Kamal Kumar Swarnpal is mentioned in my birth certificate and 
Rubal Sonpal is mentioned my educational certificate from Class 1" to 9". I have submitted an affidavit before the 
competent authority regarding changing and registering the real name. 


Hereafter I will be known be the name Rubal Swarnpal son of shri Gowardhan Das Swarnpal in future for all 
purposes. 


OLD NAME NEW NAME 
Rubal Sonpal, Rubal Swarnpal 
Kamal Kumar Swarnpal S/o- Shri Gowardhan Das Swarnpal 
S/o- Shri Gowardhan Das Swarnpal Add-H. No.-D-13, 
Add-H. No.-D-13, Prem Park, Rubber factory, 
Prem Park, Rubber factory, Mahaveer nagar, 
Mahaveer nagar, Purena Amlidih Raipur, 
Purena Amlidih Raipur, Tah. & Distt.- Raipur (C. G.) 


Tah. & Distt.- Raipur (C. G.) 


610 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Madhavan Rajasekharan Nair आत्मज Shri Valiyaparambil Padmanabhan 
Madhavan Nair, उम्र 71 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 12-सी., क्रास स्ट्रीट 4, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग. ) का हूँ. मेरा तथा मेरे 
पिता का वास्तविक नाम Madhavan Rajasekharan Nair आत्मज Shri Valiyaparambil Padmanabhan Madhavan Nair है जो कि 
मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में MR Nair आ. VPM Nair, जन्म प्रमाण पत्र में Rajasekharan Nair M 37. VP Madhavan 
Nair तथा मेरे पैनकार्ड के इनकम टैक्स रिकार्ड में मेरे पिता का नाम Vadakhadath Padmanabhan Madhavan Rajsekhar दर्ज हे जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Madhavan Rajasekharan Nair आत्मज Shri Valiyaparambil Padmanabhan Madhavan Nair 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
MR Nair, Madhavan Rajasekharan Nair 
Rajasekharan Nair M fadl-Shri Valiyaparambil 
faat-Shri VPM Nair, Padmanabhan Madhavan Nair 
VP Madhavan Nair, निवासी-क्वा. नं.-12-सी., 


Vadakhadath Radmenebban क्रास स्ट्रीट- 4, 

Madhavan Rajsekhar 

: सेक्टर-5, भिलाई, 
निवासी-क्वा. नं.-12-सी., 3 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
क्रास स्ट्रीट-4, 
सेक्टर-5, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुलप्रीत कौर चावला थ. प. श्री गुरदीप सिंह चावला, उम्र 44 वर्ष, निवासी-मकान 
नं. ए-1, अशोका टावर, शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम कुलप्रीत कौर चावला है जो मेरे आधार 
कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री आनवी चावला (Aanavi Chawla) के कक्षा 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम ऋचा चावला दर्ज है जिसे परिवर्तित 
कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती कुलप्रीत कौर चावला ध. प. श्री गुरदीप सिंह चावला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ऋचा चावला श्रीमती कुलप्रीत कौर चावला 
(Richa Chawla) (Smt. Kulpreet Kaur Chawla) 
पति-श्री गुरदीप सिंह चावला पति-श्री गुरदीप सिंह चावला 
निवासी-मकान नं.-ए-1, अशोका टावर, निवासी-मकान नं.-ए-1, अशोका टावर, 
शंकर नगर, रायपुर, शंकर नगर, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 611 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहूल जांगड़े आत्मज श्री सुन्दरलाल जांगडे, उम्र 18 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-लोडर 
कालोनी, अमोरा थाना मुलमुला, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर चाम्पा (छ. ग.) का हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम सुन्दरलाल जांगडे 
(Sundarlal Jangde) है जो कि मेरे आधार कार्ड व कक्षा 10वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 12वीं की अंकसूची में 


सुन्दरलाल जांगडे (Sundearlal Jangde) है जिसकी वर्तनी (59०।॥॥४॥8) त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे राहूल जांगडे आत्मज श्री सुन्दरलाल जांगडे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राहूल जांगडे राहूल जांगडे 
(Rahul Jangde) (Rahul Jangde) 
पिता-श्री सुन्दरलाल जांगडे पिता-श्री सुन्दरलाल जांगडे 
(S/o-Shri Sundearlal Jangde) (S/o-Shri Sundarlal Jangde) 
निवासी-लोडर कालोनी, START] निवासी-लोडर कालोनी, अमोरा] 
थाना-मुलमुला, थाना-मुलमुला, 
तहसील-अकलतरा, तहसील-अकलतरा, 
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ. ग.) जिला-जांजगीर चाम्पा (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरि शंकर राय आत्मज स्व. मोती लाल राय, उम्र 48 वर्ष, निवासी-06, भाठापारा, कोहका, 
बाजार चौक, वार्ड नम्बर 7, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490023 का हूँ. मेरा वास्तविक नाम हरि शंकर राय है जो कि 
मेरे आधार कार्ड,10वीं, 12वीं की अंकसूची, बैंक रिकार्ड व मेरे बच्चों के शालेय रिकार्ड में दर्ज है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. 


मेरे सर्विस रिकार्ड व आईटीआर-16 में मेरा नाम हरि शंकर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे हरि शंकर राय आत्मज स्व. मोती लाल राय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


हरि शंकर 
(Hari Shankar) 
पिता-स्व. मोती लाल राय 
निवासी-06, भाठापारा, 
कोहका, बाजार चौक, 
वार्ड नम्बर-7, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


हरि शंकर राय 
(Hari Shankar Rai) 
पिता-स्व. मोती लाल राय 
निवासी-06, भाठापारा, 
कोहका, बाजार चौक, 
वार्ड नम्बर-7, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


612 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरि शंकर राय आत्मज स्व. मोती लाल राय, उम्र 48 वर्ष, निवासी-06, भाठापारा, कोहका, 
बाजार चौक, वार्ड नम्बर 7, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन 490023 का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. 
मेरे पुत्र का वास्तविक नाम हर्ष राय है जो उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड, शालेय रिकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड 
में हर्ष दर्ज है जिसे परिवर्तित कर पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मेरे पुत्र को हर्ष राय आत्मज हरि शंकर राय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
हर्ष हर्ष राय 
(Harsh) (Harsh Rai) 
पिता-श्री हरि शंकर राय पिता-श्री हरि शंकर राय 
निवासी-06, भाठापारा, निवासी-06, भाठापारा, 
कोहका, बाजार चौक, कोहका, बाजार चौक, 
वार्ड नम्बर-7, सुपेला, भिलाई, वार्ड नम्बर-7, सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिमरनजीत कौर आत्मजा श्री सुरेन्दर सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी-873, कादम्बरी नगर, 
दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पिता का वास्तविक नाम सुरेन्दर सिंह है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं 
के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में सुरेन्द्र सिंह सौंध दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे सिमरनजीत कौर आत्मजा श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सिमरनजीत कौर सिमरनजीत कौर 
(Simranjeet Kaur) (Simranjeet Kaur) 
पिता-श्री सुरेन्दर सिंह सौंध पिता-श्री सुरेन्दर सिंह 
(D/o- Shri Surinder Singh Sondh) (D/o- Shri Surinder Singh) 
निवासी-873, कादम्बरी नगर, दुर्ग, निवासी-873, कादम्बरी नगर, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 613 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सजमा खान a. प. स्व. रियाज खान, उम्र 46 वर्ष, निवासी-मकान नं. 31, वार्ड नंबर 26, 
संतराबाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम सजमा खान है जो मेरे आधार कार्ड, पेंशन रिकार्ड व बैंक रिकार्ड में 
दर्ज है, किन्तु मेरे पति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में एफ.डी. रिकार्ड में मेरा नाम सजमा बेगम दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे सजमा खान ध. प. स्व. रियाज खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सजमा बेगम सजमा खान 
(Sajma Begum) (Sajma Khan) 
पति-स्व. रियाज खान पति-स्व. रियाज खान 
निवासी-मकान नं.-31, निवासी-मकान नं.-31, 
वार्ड नंबर-26, संतराबाड़ी, दुर्ग, वार्ड नंबर-26, संतराबाड़ी, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दौलत राम राजवाड़े आ. श्री समयलाल, उप्र 61 वर्ष, जाति रजवार, निवासी-पटपरिया 
धोबीपारा, अम्बिकापुर, थाना+तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम दौलत राम राजबाड़े है जो मेरे पैनकार्ड, 
आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस व बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में दौलत राम रजवार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक 
नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे दौलत राम राजवाड़े आत्मज श्री समयलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दौलत राम रजवार दौलत राम राजवाड़े 
पिता-श्री समयलाल पिता-श्री समयलाल 
निवासी-पटपरिया धोबीपारा, अम्बिकापुर, निवासी-पटपरिया धोबीपारा, अम्बिकापुर, 
थाना+तहसील- अम्बिकापुर, थाना+तहसील-अम्बिकापुर, 


जिला-सरगुजा (छ. ग.) जिला-सरगुजा (छ. ग.) 


614 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरीश कुमार अग्रवाल आत्मज श्री कमल किशोर अग्रवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 
42, कसारीडीह दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम गिरीश कुमार अग्रवाल आ. कमल किशोर 
अग्रवाल है जो कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किंतु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में गिगिश कुमार आ. कमल किशोर दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे गिरीश कुमार अग्रवाल आत्मज श्री कमल किशोर अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
गिरीश कुमार गिरीश कुमार अग्रवाल 
पिता-श्री कमल किशोर पिता-श्री कमल किशोर अग्रवाल 
निवासी-वार्ड नं.-42, निवासी-वार्ड नं.-42, 
कसारीडीह, दुर्ग, कसारीडीह, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सत्या बाई शर्मा ध. प. श्री रमाशंकर शर्मा, उम्र 61 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी- 
ग्राम विनायकपुर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम सत्या बाई शर्मा पति रमाशंकर शर्मा है जो मेरे राशन कार्ड, मतदाता 
परिचय पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक में दर्ज है, किन्तु मेरे ग्राम बोरवाय के ऋण पुस्तिका, बी-1, पांचशाला, खसरा नकल में मेरा नाम सत्या 
बाई आ. चन्द्र प्रसाद दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


& 


अत: अब से मुझे श्रीमती सत्या बाई शर्मा ध. प. श्री रमाशंकर शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

सत्या बाई श्रीमती सत्या बाई शर्मा 
पिता-श्री चन्द्र प्रसाद पति-श्री रमाशंकर शर्मा 
निवासी-ग्राम-विनायकपुर निवासी-ग्राम-विनायकपुर 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 615 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं Smt. Bhagirathi Sundaram ध. प. Shri Sundaram Shiva Lokanathan, उम्र 74 
वर्ष, निवासी-मकान नं.-104, गार्डन अपार्टमेंट, मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम Smt. 
Bhagirathi Sundaram पति Shri Sundaram Shiva Lokanathan है जो कि मेरे पैनकार्ड, आधार कार्ड व पासपोर्ट में दर्ज है, किन्तु मेरे 


बैंक रिकार्ड F Bharathi Lokanathan दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे Smt. Bhagirathi Sundaram 4. 4. Shri Sundaram Shiva Lokanathan के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Bharathi Lokanathan Smt. Bhagirathi Sundaram 
ufd-Shri Sundaram Shiva Lokanathan ufd-Shri Sundaram Shiva Lokanathan 
निवासी-मकान नं.-104, गार्डन अपार्टमेंट, निवासी-मकान नं.-104, गार्डन अपार्टमेंट, 
मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, मैत्री कुंज, रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमृत राय ध. प. श्री हरि शंकर राय, उम्र 41 वर्ष, निवासी-06, भाठापारा, कोहका, बाजार 
चौक, वार्ड नम्बर 7, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरा वास्तविक 
नाम अमृत राय है मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व बैंक रिकार्ड में मेरा नाम अमृता राय तथा मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अमृत दर्ज है जिसे 
परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे अमृत राय ध. प. श्री हरि शंकर राय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
अमृत, अमृत राय 
(Amrit) (Amrit Rai) 
अमृता राय पति-श्री हरि शंकर राय 
(Amrita Rai) निवासी-06, भाठापारा, कोहका, 
पति-श्री हरि शंकर राय बाजार चौक, वार्ड नम्बर-7, 
निवासी-06, भाठापारा, कोहका, सुपेला भिलाई, 
बाजार चौक, वार्ड नम्बर-7, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
सुपेला भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


616 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोनिका राय आत्मजा श्री हरि शंकर राय, उम्र 18 वर्ष, निवासी-06, भाठापारा, कोहका, 
बाजार चौक, वार्ड नम्बर 7, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. मेरा 
वास्तविक नाम मोनिका राय है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मोनिका 
दर्ज है, जो कि अपूर्ण है तथा जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अतः: अब से मुझे मोनिका राय आत्मजा श्री हरि शंकर राय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे, 


पुराना नाम नया नाम 
मोनिका मोनिका राय 
(Monika) (Monika Rai) 

पिता-श्री हरि शंकर राय पिता-श्री हरि शंकर राय 
निवासी-06, भाठापारा, निवासी-06, भाठापारा, 
कोहका, बाजार चौक, कोहका, बाजार चौक, 

वार्ड नम्बर-7, सुपेला भिलाई, वार्ड नम्बर-7, सुपेला भिलाई, 

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली पाण्डेय ध. प. श्री शरद पाण्डेय, निवासी-ब्लाक M-16, LIG- 410, 
डालफिन ज्वैलो, फुंडर चौक रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. पूर्व में मेरा नाम कुमारी अंजली सिंह आत्मजा श्री बी. एल. सिंह 
था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 03-05-2023 को श्री शरद पाण्डेय के साथ संपन्न 
हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अंजली पाण्डेय रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती अंजली पाण्डेय ध. प. श्री शरद पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कुमारी अंजली सिंह श्रीमती अंजली पाण्डेय 
पिता-स्व. बी. एल. सिंह पति-श्री शरद पाण्डेय 
निवासी-प्लाट नंबर-65, निवासी-ब्लाक १४-16, LIG- 410, 
क्रास स्ट्रीट-04, प्रदीप्ती नगर, डालफिन ज्वैलो, 
बोरसी, दुर्ग, 'फुंडर चौक, रायपुर, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 617 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.) 
राजनांदगांव , दिनांक 20 नवम्बर 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत ] 
क्रमांक/2458/उपंरा/परि./2023.--बालाजी सहकारी मुद्रणालय मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक-544 वि. खं. राजनांदगांव 


जिला-राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/19/उपंरा/परि./2017 राजनांदगांव दिनांक 05-01-2017 से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी राजनांदगांव 
को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं शिल्पा अग्रवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ: 15-23/15- 
02/2015/3 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव , दिनांक 20 नवम्बर 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/2459/उपंरा/परि./2023.--स्वदेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक-174 वि. खं. 
राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1569/उपंरा/परि./2020 राजनांदगांव दिनांक 21-10-2020 से छत्तीसगढ़ सहकारी 
सोसायटी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी 
राजनांदगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं शिल्पा अग्रवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ: 15-23/15- 
02/2015/3 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


618 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 [ भाग 3 (1) 


राजनांदगांव , दिनांक 20 नवम्बर 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/2460/उपंरा/परि./2023.--माँ संतोषी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक-515 
वि. खं. राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2035/उपंरा/परि./2017 राजनांदगांव दिनांक 24-10-2017 से छत्तीसगढ़ 
सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार 
अधिकारी राजनांदगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं शिल्पा अग्रवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ: 15-23/15- 
02/2015/3 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव , दिनांक 20 नवम्बर 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/2461/उपंरा/परि./2023.- क्षेत्रीय मछुवा सहकारी समिति मर्यादित सुरगी पंजीयन क्रमांक-613 वि. खं. राजनांदगांव जिला- 
राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2239/उपंरा/परि./2018 राजनांदगांव दिनांक 13-08-2018 से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 


की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी राजनांदगांव को 
परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं शिल्पा अग्रवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ: 15-23/15- 
02/2015/3 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी arte) समाप्त करती हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव , दिनांक 20 नवम्बर 2023 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/2462/उपंरा/परि./2023.-- अधिवक्ता साख सहकारी समिति मर्यादित कौरिनभाठा पंजीयन क्रमांक-591 वि. खं. राजनांदगांव 
जिला-राजनांदगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1146/उपंरा/परि./2019 राजनांदगांव दिनांक 03-08-2019 से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री अभय कापरे सहकारिता विस्तार अधिकारी राजनांदगांव 
को परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 619 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं शिल्पा अग्रवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ: 15-23/15- 
02/2015/3 रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 20-11-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


(शिल्पा अग्रवाल ) 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


